M 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTEREDNo. D . L . - 33002/ 99 


--------- 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


----------...---...-...------ 


दिल्लीराजपन 


सत्यमेव जयते 


- 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY . 

दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 16 , 2012 / फाल्गुन 26 , 1933 
___ DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2012/PHALGUNA 26, 1933 


सं . 49 ] 
No. 49] 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि. सं. 320 

| N.C .T. D. No. 320 


----- 


भाग - IV 


- 


- 


PART - IV 


- 


- 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( कर एवं स्थापना ) विभाग 

आदेश 
दिल्ली , 16 मार्च, 2012 


सं, फा , 5( 2 )/ वित्त ( राजस्व - 1 )/ 2011- 12 / डीएस III / 210.-..- गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई , 1961 की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 1726 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा 37 गोल्फ लिंक , नई दिल्ली स्थित 
संपत्ति संबंधी निष्पादित किए जाने वाले पट्टाविलेख के प्रलेख को उस ड्यूटी से मुक्त करते हैं जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । यह 
संपत्ति श्री प्रदीप वर्मा से विश्व बैंक ( अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक ) द्वारा तीन वर्षों के लिये 7 ,84 ,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भाडे 
पर ली गई है । 


.-..-.--- 


-- 


...-.... 


• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
सुरेन्द्र कुमार कामरा , उप - सचिव -III 


FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT 


ORDER 


Delhi ,the 6th March, 2012 
No. F. 5( 2)/ Fin.( Rev.-I)/ 2011 -12/ DS III/210. -In exercise of the powers conferred byclause ( a) of sub - section (1 ) 
of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( 2 of 1999 ), road with Governmentof India , Ministry ofHomeAffairs Nviiſication 
No. S . O . 1726 , dated the 22nd July, 1961 ,the Lt.Governor ofthe NationalCapital Territory of Delhi, hereby, remits the duty 


880 DG/ 2012 


------ 


- 


- 


........ . 


.............. ..... ... .. .................... .......... ......... . ... .. 


. .. - - 


.. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[Part IV 


M 


- 


- 


- 


- 


writer 


- 


- 


- 


- 


minde 


payable /chargeable on the instrumentof lease deed to be executed in respect of property bearing 37 ,Golf Liñks, New Delhi 
which has been taken on rent at the rate ofRs. 7, 84 ,000 permonth for three years by the World Bank (International Bank 
for Reconstruction and Development ), from Sh. Pardeep Verma . 

Ry Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 

S . K . KAMRA , Dy. Secy.- III 
गृह ( पुलिस -II ) विभाग 
[ कार्यालय उपायुक्त पुलिस यातायात ( मुख्यालय ) दिल्ली ] । 

आदेश 

दिल्ली , 16 मार्च, 2012 
सं. 20 /04 / 2003 / गृह ( पुलिस - II ) / 1369. -- क्योंकि टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए अब्दुल गफ्फार खान मार्ग 
पर आम जनता के हित में एक टैक्सी स्टैण्ड असूिचना सं. 6563 - 6663/प्रशा. शाखा ( ट्रैफिक ) डी. ए. - III, दिनांक 4 - 7 - 1997 द्वारा अधिसूचित 
किया गया था । और क्योंकि अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारी ने आम जनता के हित में , ट्रैफिक को चलाने में , सुरक्षा,शिकायत , दुर्व्यवहार , 
मना करने पर और पैसे फालतू लेने इत्यादि पर कैन्सिल करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा था । 

और क्योंकि स्थानीय यातायात पुलिस ने उपरोक्त जी. टी . एस . पर एक सर्वे करने पर पता चला कि वहां पर एक स्थायी निर्माण किया 
हुआ पाया गया और एक प्राइवेट टेलिफोन कनेक्शन भी लगा हुआ पाया गया था । उपरोक्त जी . टी. एस. पर कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी खड़ी पाई गई 
थीं इसलिए उनका चालान भी किया गया था , जिनका विवरण निम्नलिखित है : 
क्र . सं . गाड़ी नं . 

चालान नं. एक्ट 

दिनांक 
1. एचआर 26 जेड 9420 118081 

122/177 एम. वी . एक्ट . 17 --12 - 2010 
एचआर 36 एल 1906 118082 

1223177. एम. वी . एक्ट 17 - 12 - 2010 
एचआर 70 2690 118083 122/ 177 एम. वी. एक्ट 

17 - 12 - 2010 
और क्योंकि इस संबंध में उपरोक्त जी . टी . एस. संचालकों को " कारण बताओ नोटिस " संख्या 5128 /प्रशा. शाखा ( ट्रैफिक ) डी .ए. III , 
दिनांक 28 - 2 - 2011 को जारी किया गया था । और क्योंकि उपरोक्त संचालकों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दिया गया, जो कि स्वीकृत 
नहीं पाया गया । क्योंकि संचालक कारण बताओ नोटिस के संबंध में दिनांक 5 - 8 -2011 को उपायुक्त/ ट्रैफिक ( मुख्यालय ) के सम्मुख पेश भी हुए 
जहां उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उपरोक्त जी. टी. एस, पर कोई निर्माण नहीं कराया गया और भरोसा दिलाया कि वो टेलिफोन कनेक्शन भी हटवा 
देंगे । क्योंकि दोबारा भी सर्वे कराने पर पता चला कि उपरोक्त जी. टी . एस. पर अब भी एक अस्थायी निर्माण व टेलिफोन कनेक्शन लगा हुआ पाया 
गया । और क्योंकि संचालकों ने नोटिफिकेशन में दिए गए टर्स एंड कन्डीशन का पालन नहीं किया गया और इसलिए उपरोक्त जी .टी. एस . की 
अधिसूचना को निरस्त करने की जरूरत पाई गई । 

इसलिए अब मैं , शरत कुमार सिन्हा , उपायुक्त पुलिस ( ट्रैफिक ) मुख्यालय , दिल्ली कंट्रोल एंड व्हीक्युलर एंड अदर ट्रैफिक ऑन रोड 
एंड स्ट्रीट रेग्युलेशन की धारा 3, सन् 1980 का उपयोग करते हुए उपरोक्त जी.टी .एस. की अधिसूचना को निरस्त करने का आदेश करता हूं । 

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे । 

ये आदेश आम जनता के हित में सरकारी गजट में छापे जाएंगे और इसकी प्रति नोटिस बोर्ड पर एडिशनल डी. सी . पी./ ट्रैफिक और सभी 
उपायुक्त पुलिस/ पुलिस थानों , दिल्ली/ नई दिल्ली के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएंगी । 
मेरे हाथों द्वारा दिनांक 16 - 3 - 12 को जारी किया गया । 

शरत कुमार सिन्हा, उपायुक्त पुलिस 
HOME (POLICE-I ) DEPARTMENT 
fOFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC ( HQ ) DELHI) 

ORDER 

Delhi , the 16th March, 2012 
No. F. 20 /04 /2003 /HP- II / 1369 . — Whereas for hatting and parking of taxis , a General Taxi Stand was notified , vide 
Order No. 6563 -6663 /Admn. Branch ( DA - III ), dated 7-4 -97 for the convenience of general public at“ AbdulGaffar Khan 
Marg, New Deini“. And whereas the notifying authority had reserved the right to cancel the notification subsequently in 
public interest for reason of traffic regulation , requirementof security, local complaints , refusal,misbehaviour, overcharging , 
etc . and whereas no permanent/temporary structure and private telephone connection was allowed on the subject GTS. 

And whereas area traffic police had conducted a survey on the subjectGTS and found that a temporary structure 
had been erected on the subject GTS and private telephone conncction is installed and whereas the subjeci GTS had 
allowed parking of private vehicles and whereas these vehicles were prosecuted in the following manner : 


A 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Sl. No. 


Vehicle No. 


U / s. 


Date 


- 


- 


Challan No. 
118081 


HR262.9420 


17- 12 -10 


HR36L 1906 


118082 


122/177M. V. Act 
122/ ITI M . V. Act 
122/177M. V. Act 


17-12- 10 


HR70 - 2690 


118083 


, 17- 12- 10 . 


And whereas the operators at the said GTS were called upon to show cause in this regard vide No. 5128 /Admn . 
Branch / Traffic (DA -III), dated 28 -2 - 11 (through area traffic police ) and whereasGTS operatorshad submitted the reply to 
the show cause which was not found tenable . And whereas at the time of personal hearing the GTS operators had assured 
that they would remove such temporary structure and telephone connection . And whereas on survey the GTS by area 
traffic police, it was found that the temporary structure was erected at the subjectGIS and telephone connection was 
installed . And whereas , as per instructions contained in the notification order of the subject GTS, the temporary structure 
and telephone connection were not allowed butGTS operators erected the same and even after their own assurance , they 
still have not removed the temporary structure, and thus, not complied with the directions meticulously, as such , the * 
subject GTS is required to be de-notified in public interest. 


Now , therefore , I, Sharat Kumar Sinha, Dy. Commissioner of Police / Traffic ( HQ), Delhi in exercise of powers 
conferred upon me u /s. 3 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulation , 1980 do 
hereby de- notify the taxi parking site notified at“ AbdulGaffur Khan Marg,New Delhi" . 


This order shall come into force with immediate effect. 


This order shall be published for information of the general public in the Official Gazette by affixing a copt on the 
Notice Board of the office of DCSP/ Traffic and Distt. DCSP and Police Stations in Delhi/ New Delhi. 

Given under my hand and seal of office on 1 6th day of March, 2012 . 


SHARAT KUMAR SINHA , Dy. Commissioner ofPolice . 


राज्य चुनाव आयोग 


। 


अधिसूचना 


दिल्ली, 16 मार्च, 2012 


सं. फा , एसईसी / दि. न.नि .( प्रशा. )/ सा .- चुना ./ 2012 / 3790. -- आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी/दि .न.नि ./प्रशा./ सा - चुना./1993 , 
दिनांक 9 - 2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप , दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम 
अधिनियम, 1957 की धारा 7ख के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मैं . राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त , 
दिल्ली , इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या -3 में दर्शाये गये अधिकारियों को उनके 
सामने कॉलम - 3 में दर्शाये गये दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिये मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । मतदाता 
पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, पूर्वोक्त के नियम के प्रावधानों के 
अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संवीक्षा अधिकारी 
के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं । 


दक्षिण दिल्ली नगर निगम 


पूर्व प्रविष्टि 


स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि 


सं . व नाम दक्षिण दिल्ली 
नगर निगम वार्ड 


Re 


( 2 ) 


( 3 ) 


201 - जैतपुर 
202 - मीठापुर 
203 - बदरपुर 
204 - मौल्ड बंद 


श्री अरुण कुमार मिश्रा, 
निदेशक , 
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद , 
पालिका केन्द्र , संसद मार्ग , 
नई दिल्ली -110001 


श्री राधे श्याम , 
संयुक्त श्रम आयुक्त , श्रम विभाग , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार , 
5 - श्याम नाथ मार्ग, दिल्ली 


राकेश मेहता, आयुक्त , ( राज्य चुनाव आयोग ) 


- - 


---- ----- -- 


....... . . .. 


....... . . . -..- .. 


. ..... . . ... 


.. .. . - - - -..... . .. . . . 


. . .... 


......--- - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


DEL 


STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATION 

· Delhi, the 16th March , 2012 
No. F. SEC / 

MCD /ADMN /General- Election /2012 /3790 . — In partialmodification of the Commission s Notification 
No. SEC /MCD /ADMN /General Election /2012 / 1993 , dated 9 -2 - 2012 . I Rakesh Mehta , State Election Commissioner in 
pursuance of powers conferred upon me under Section 7B of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and under the 
provisions ofRule 7 of the DelhiMunicipal Corporation ( Election of Councillors) Rules, 2012 hereby appoint, in consultation 
with the Govt . of NCT of Delhi, the officers shown in column No . 3 of the table below , as Electoral Registration Officers for 
the wards of South DelhiMunicipal Corporation of Delhi, shown in column No. 3 against each . The officers so appointed 
as ElectoralRegistration officers are also appointed as a Returning officers-cum - Scrutinizing officers for the wards shown 
against each , under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to South Delhi Municipal 
Corporation as under : 

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION 


Previous entry 


Substitute Revised entry 


No. & Name of South 
DelhiMunicipal 
Corporation Ward 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


201- Jaitpur 
202- Meetheypur 
203 - Badarpur 
204 -Molarband 


Sh . Arun Kumar Mishra , 
Director NDMC, 
Palika Kendra Sansad Marg , 
New Delhi-110001 


Sh . Radhey Shyam , 
Joint Labour Commissioner, 
Labour Department, 
Govt . ofNCT of Delhi, 
5 - Sham Nath Marg , Delhi 


RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


EL 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 


